रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 12 , 2018 / आषाढ़ 21 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY , JULY 12 , 2018 /ASHADA 21 , 1940 


सं . 238] 
No. 238] 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग) 
विदेश व्यापार महानिदेशालय 


सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 12 जुलाई, 2018 

सं . 20 / 2015 - 2020 


विषयः -विदेश व्यापार नीति (एफटीपी ) 2015 - 20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.79 में संशोधन । 


फा० सं० 01 / 91 / 180 / 18 / एएम - 17 / ईसी. — विदेश व्यापार नीति , 2015 - 20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015 - 20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.79 
में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं । 


विदेश व्यापार नीति 2015 - 20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 2. 79 को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः 
2.79 पुनः आदेश हेतु प्राधिकार पत्र जारी करना । 

एक ही देश / इकाईयों को एक ही प्रकार के स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु आवेदक निर्यातक को पुनः आदेश हेतु 
प्राधिकार पत्र प्रदान करने हेतु आवेदनों को चेयरमैन आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों से बिना किसी परामर्श के 
स्वीकृत किया जाएगा । तथापि , अलग देशों / इकाईयों में एक ही प्रकार के स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु पुनः आदेश के मामले में 
विदेशी खरीदार / परेषिति / वास्तविक प्रयोक्ता के प्रत्यय पत्र के सत्यापन के बाद ही अनुमोदन चेयरमैन आईएमडब्ल्यूजी द्वारा दिया 
जाएगा । 


स्वीकृति निम्नलिखित मानंदडों के पूरा होने पर प्रदान की जाएगी: 


एक ही प्रकार के स्कोमेट मद का तात्पर्य तकनीकी विनिर्देशनों सहित उत्पादों से है जो वास्तव में एक जैसे है जिनके 
लिए आवेदक निर्यातक को विधिवत परामर्श / सत्यापन के बाद निर्यात प्राधिकार पत्र जारी किया गया है । 


4011 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


ii . एक ही देश / इकाईयों का तात्पर्य ( क ) विदेशी खरीदार ( ख ) परेषिति अथवा मध्यस्थों यदि कोई हो ( ग ) वास्तविक प्रयोक्ता 

तथा ( घ ) वास्तव में एक जैसे वास्तविक प्रयोक्ता से है जिनके लिए आवेदक निर्यातक को विधिवत परामर्श / सत्यापन के 

बाद निर्यात प्राधिकार पत्र जारी किया गया है । 
iii . विधिवत सत्यापन / परामर्श प्रक्रिया के बाद मूल स्कोमेट प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की तिथि से तीन वर्षों के अंदर 

प्रस्तुत आवेदन ही पुनः प्राधिकार - पत्र हेतु पात्र होंगे । 
पुनः निर्यात प्राधिकार पत्रों के प्रति अनुमत संचयी मात्रा वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा यथा प्रमाणित संगत उत्पाद के लिए 
वास्तविक प्रयोक्ता की प्रचालन क्षमता के अनुरुप होगी । निर्यातक द्वारा पुनः प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन सहित प्रस्तुत 

अन्तिम प्रयोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ; 
v. निर्यातक द्वारा उपर्युक्त (प) से ( प ) के अनुसार पात्रता शर्तों पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुनः आदेश मार्ग के अंतर्गत 

विचारार्थ आवेदन सहित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा; 
किसी निर्यात खेप के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा पुनः आदेश के लिए 
प्राधिकार पत्रों को वापस लिया जा सकता है / रद्द किया जा सकता है ; 
पुनः आदेश के लिए सभी – प्राधिकार पत्रों को कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन की पुष्टि हेतु आईएमडब्ल्यूजी को बाद की 
बैठकों में प्रस्तुत किया जाएगा तथा आईएमडब्ल्यूजी के पास फैलाव की समस्या के मूल्यांकन के आधार पर और अधिक 

पुनः प्राधिकार पत्र देने से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा । 
2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः स्कोमेट मदों के पुनः आदेश के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने की सीमा का विस्तार 

करने के लिए विदेश व्यापार नीति ( एफटीपी) 2015 - 20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के पैरा 2. 79 में संशोधन किया गया है । 


vii. 


आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 


(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 12th July, 2018 

No. 20 / 2015-20 


Subject: Amendment in Paragraph 2.79 of the Handbook of Procedures of the Foreign Trade Policy (FTP ) 

2015 - 20 

F . No. 01/91/ 180/ 18 /AM - 17 / EC . — In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign 
Trade Policy (FTP ) 2015 -20, the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes amendments to Paragraph 
2.79 of the Handbook of Procedures (HBP ) of the Foreign Trade Policy (FTP ) 2015 - 20 , with immediate effect. 

The Paragraph 2.79 of the Handbook of Procedures (HBP ) of the Foreign Trade Policy ( FTP ) 2015 -20 is 
substituted to read as under : 


“ 2.79 Issue of authorization for repeat orders 

Applications for grant of authorization for repeat orders to the applicant exporter for export of same 
SCOMET items to the same country /entities shall be approved by Chairman IMWG , without any consultation with 
IMWG members. However, in cases of repeat orders for export of same SCOMET items to different country/ entities, 
approval will be granted by Chairman , IMWG after verification of the credentials of foreign buyer/consignee /end user 
only . 

The approval will be subject to the fulfillment of the following criteria : 

Same SCOMET items would imply that the products , along with the technical specifications, are 
exactly the same for which export authorization has been issued to the applicant exporter earlier after 
due consultation / verification ; 


[ HT I - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ii ) 


Same country /entities would imply that (a ) the foreign buyer (b ) the consignee or the intermediaries, if 
any (c ) the end user and (d ) the end use are exactly the same for which export authorization has been 
issued to the applicant exporter earlier after due consultation /verification ; 


( iii) 


Only the applications submitted within three years from the date of issue of original SCOMET 
authorization , after due verification /consultation process, will be eligible for repeat authorization ; 


(iv) 


The cumulative quantity permitted against repeat export authorizations shall be commensurate with the 
operational capacity of the end user in respect of the relevant product , as certified by the end user. A 
certificate to this effect from the end user shall be submitted by the exporter alongwith the application 
for a repeat authorization ; 


A declaration by the authorized signatory on the qualifying conditions as per (i) to (iv) above shall be 
submitted by the exporter along with the application for consideration under the repeat order route ; 


(vi ) 


The authorizations(s ) for repeat orders shall be liable for recall/ termination by the DGFT on receipt of an 
adverse report in respect of any of the export consignments ; 


(vii) 


All authorizations for repeat orders shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for 
confirmation of approval, on ex -post facto basis , and the IMWG would reserve its right to refuse further 
repeat authorizations based on its assessment of proliferation concerns . 


2 . Effect of this Public Notice : 

Paragraph 2.79 of the Handbook of Procedures (HBP ) of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015 - 20 has been 
amended to widen the scope for issue of authorizations for repeat orders of SCOMET items. 


ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date : 2018 .07 .18 
KUIVIAN 11 :29:01 + 05 30 


ALOK 


